निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 अग्रहायण 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 985 ) पटना , वृहस्पतिवार , 2 दिसम्बर 


2021 


बिहार विधान सभा सचिवालय 


सरकार 


अधिसूचना 

25 नवम्बर 2021 
सं ० 1 स्था०-194 / 2020-2293 - वि ० स ० - सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार 

की अधिसूचना 
संख्या -3 / एच०-01 / 2021 - सा ० प्र ० 11265 , दिनांक -24.09.2021 ( संलग्न ) जो कैलेण्डर वर्ष 2022 के विभिन्न प्रकार के अवकाशों 
से संबंधित है , की अनुसूची -1,2 एवं 3 में उल्लिखित अवकाशों को सभा सचिवालय में लागू किया जाता है । पूर्व की भाँति सभा 
सचिवालय में पाँच दिवसीय कार्य प्रणाली अगले आदेश तक लागू रहेगा । कार्यालय अवधि 9:30 बजे पूर्वा ० से 6:00 बजे अप ० 
तक होगी । 

अध्यक्ष , बिहार विधन सभा के आदेश से . 

अभय शंकर राय , 
अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 985-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


